292 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 8 , 2010 (JYST . 18 , 1932 SAKA ) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 3 जून, 2010 


क्रमांक 5501/1- एल/ 33. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च 
पर , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए काकोडिया डिस्ट्रीब्यूटरी की सर्विस रास्ता कि ० मी ० 1.720 से 5.515 तक देने के लिए जोकि जे० एल ० एन० 
नहर से कि ० मी ० 24.790 बायं से निकलती है और काकोडिया डिस्ट्रीब्यूटरी के आगे विस्तार हेतु कि ० मी० 5.515 से 7.250 तक निर्माण हेतु 
मालगुजारी सीमा गांव लिसाना, बीकानेर , गंगायचा अहीर, गुड़कावास एवं काकोडिया तहसील एवं जिला रेवाड़ी के निर्माण हेतु भूमि अपेक्षित है । 


इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों व 
कर्मचारियों को , उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित 
व अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों , जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी 
बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर रेवाड़ी के सम्मुख लिखित रूप से आक्षेप, यदि 
कोई हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी-II एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, रेवाडी तथा कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण 
मण्डल 33 , रेवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


. 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


किला नम्बर 


हदबस्त 
संख्या 


क्षेत्रफल 
एकड़ों 
हेक्टेयर में 


मुस्तिल संख्या 
खसरा संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 7.456 एकड बनता 
है और अलग- अलग लम्बाई-चौड़ाई में है जिसके पूर्व 
हिस्से किला नम्बर निम्नलिखित है : 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


लिसाना 


220 


0.05/ 0.02 


15 


23/1, 23/3 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


बीकानेर 


221 


1.009/ 0.408 17 


23/1/1 , 24/1 


28 


3/1/1 , 8/3/2, 13/1/1 , 18/3/2, 19 , 22/1 , 23/1/1 


31 


2/1 , 9/1/2 , 12/2/1 , 19/1/1/2, 2011 


32 


16/1, 17/1, 18/1 , 19/1, 20/1 


33 


16/1, 17/1 , 18 


गैर मुमकीन नं 0 53/1, 278 , 275/1 , 276/1 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


गंगायचा अहीर 


222 


0.297/ 0.120 41 


21/1 , 22/1 , 23/1, 24/1 


42 


24/125/1 


गैर मुमकीन नं ० 54 


PARTI 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 8 , 2010 (JYST . 18, 1932 SAKA ) 


293 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रेवाडी 


रेवाड़ी 


धुडकावास 


217 


1.108/ 0.448 


9 


24/1, 25/1 


8 


22, 23/1, 24/1/1 , 24/2/1, 25/1/1 , 25/2 


: 


7 


21/1/1 , 2112/1, 22/1, 23/ 1,24/ 1, 25/1 , 27/1 


6 


21/ 2/ 1.22/ 1, 23/1, 24/1 , 25/1 


5 


21/1 , 2211, 23/1 , 24/1 


गैर मुमकीन नं० 29/1 , 28, 40 , 103/1 , 104/1 , 39 


रेवाडी 


रेवाड़ी 


काकोडिया 


214 


4.992/ 2.02 


12 


19/2, 20/1, 21/ 2,2212 


22 


24/1 , 25/1 


23 


21/1, 22/ 1,23/ 1,24/ 1 , 25/1 


24 


21/2/1, 22/1/1 , 2212/1, 23/1/1, 23/2/1 , 24/1 , 


25/ 1 / 1.25/ 211 


25 


211211, 22/2 , 23, 24. 25 


26 


23 , 24, 26/1 , 25/2 


27 


21.22. 23. 24 , 25 , 27 


28 


21 , 22/1. 22/2 , 23, 24 , 25 


29 


1,2,9, 10 , 11, 12/1 , 19/2, 20 , 21, 22 


33 


1/1 , 1/212 


34 


1/1, 1/2 , 2 , 3, 4/1, 4/ 2,4/ 3,5/ 1,5/ 2 


35 


1,2,3,4,5, 26 


36 


1 , 2, 3, 411 , 4/2/1 , 4/212, 5/1 , 5/2 


. 


37 


1 / 1/ 2,2,3,4,5 


गैर मुमकीन नं 0 58, 7211, 283, 293, 53, 55 , 50, 
286,287, 289/1 


काकोड़िया डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण 
जो सामान्यत: गांव लिसाना की हदबस्त संख्या 220 
रो आरम्भ होकर गांव काकोडिया की हदबस्त संख्या 
214 तक जाती है । उक्त भूमि की पट्टी को इंडेक्स 
प्लान पर दर्शाया गया है । 


कुल रकबा 


7.456 एकड़ा 
3.016 हैक्टेयर 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


बी ० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता. 
जे ० एल ० एन ० जल सेवाएं परिमण्डल, रेवाड़ी । 


294 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 8, 2010 ( JYST. 18 , 1932 SAKA) 


( PART 1 


RRIGATION DEPARTMENT 


The 3rd June , 2010 


No. 5501 /1- L /33 .-— Whercas, it appears to the Governor of Haryana that land described in the specification 
below is needed by the Government at the public expenses , for a public purpose , namely for the construction of 
Providing Services Road of Kakoria Disty . from Km . 1.720 to 5.515 offtaking at Km . 24.790 /L of JLN Canal and 
Extension for construction of Kakoria Disty.from Reach Km . 5.515 to Km . 7.250 in village Lisana , Bikaner ,Gangaicha 
Ahir , Ghorkawas and Kakoria in Tehsil and District Rewari. 


It is hereby notified that the land in the locality described in the specification below is needed for the above 
purpose . 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), 
for the information of all to whom it niay concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers /Officials with their servants and workinen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and 
survey any land in the locality and to do all other acts required or permiited by that section . 


Any person interested . who has any objection to the acquisition of land in the locality , may , within a period of 
30 days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the 
locality of which at least on one shall be in the regional language or publicity in the locality whichever is later, ſile an 
objection , if any , in writing before the District Revenue Officer-Il- cuni- Land Acquisition Collector , Rewari . 


Plans of the land may be inspected in the offices of District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, 
Rewari and Executive Engineer , Corsi. Division No. 33 , Rewari, on any working day . 


Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Direction /Killa Number 


Hadbart 
Number 


Aiea in Rectangle 
Acrest Number 
Hectares 


ܝܫܝܕ 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 7.456 Acres and 

compressing of Killa no . as below : -- 
23/1 , 23/3 


Rewari 


Rewari 


Lisana 


220 


0.05 /0.02 


15 


Rewari 


Rewari 


Bikaner 


221 


1.009 /0.408 17 


23/1/1 , 24/1 


28 


31 


3/1/1, 8/3/2 , 13/1/1 , 18/3/2 , 19 , 22/1, 23/1/1 
2/1, 9/1/2 , 12/2/1 , 19/1/1/2 , 20/1 
16/1, 17/1 , 18/1 , 19/1 , 20/1 


32 


33 


!6/1, 17/1 , 18 
Gair Mumkin No. 53/1 , 278 , 275/1 , 276 / i 
21/1 , 2211 , 23/1, 24/1 


Rewari 


Kewari 


Gangaicha 


222 


0.297 /0.120 41 


Ahir 


42 


24/1 25/1 


Gair Mumkin No. 54 


Rewari 


Rewari 


Ghorkawas 


217 


1.108 / 0.448 9 


24/1. 25/1 


8 


7 


22 , 23/1 , 24/1/1, 24/2/1 , 25/1/1, 25/2 
21/1/1 , 21/2/1 , 22/1 , 23/1 , 24/1 , 25/1 , 27/1 
21/2/1 , 22/1, 23/1 , 24/1 , 25/1 


6 


5 


21/1 , 22/1, 23/1 , 24/1 
Gair Mumkin No 29/1 , 28 , 40 , 103/1 , 104/1, 
39 


PARTI] 


HARYANA GOVT . GAZ.., JUNE 8 , 2010 (JYST. 18, 1932 SAKA) 


295 


2 


3 


4 


5 


6 


Rewari 


Rewari 


Kakoria 


214 


4.992/ 2.02 12 


19/2 , 20/1 , 21/2, 22/2 


22 


24/1 , 25/1 


23 


21/1, 22/1 , 23/1 , 24/1 , 25/1 


24 


21/2/1 , 22/1/1 , 22/2/1 , 23/1/1 , 23/2/1 , 24/1 , 
25 / 1 / 1.25/ 2 / 1 


25 


21/2/1 , 22/2 , 23,24,25 


26 


23, 24, 25/1 , 25/2 


27 


21 , 22 , 23,24,25.27 


28 


21 , 22/1 , 22/2 , 23 , 24, 25 


29 


1.2,9,10. 11 , 12/1 , 19/2, 20 , 21 , 22 


33 


J / 1 , 1/2/2 


34 


1/1, 1/2 , 2, 3, 4/I , 4/2 , 413,5/1,5/ R 


35 


1,2.3.4.5.26 


१ 


36 


1,2,3,4/ 1,4/ 2/ 1,4/ 2/ 2.5/ 1.5/ 2 


37 


1/1/2, 2 , 3,4,5 


। 


Gair Mumkin No.58,72 /1,283,293,53,55 , 
50. 286,287.289/ 2 


The proposed acquisiiion of land is for 
extension ofKakoria Disty .Generally starting 
from Hadbast No. 220 of village Lisana 
terminating in Hadbast No. 214 of village 
Kakoria. A foresaid strip of and is marked on 
the index plan . 


Total Area 


7.456Acresi 
3.016 Hectares 


By order of Governor of Haryana . 


B.K.SHARMA, 


Superintending Engineer, 
JLN Water Services Circlc , Rewari. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 3 जून , 2010 


क्रमांक 5509 /1- एल/ 33.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे 
पर, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुढ़पुर डिस्ट्रीब्यूटरी के आगे विस्तार हेतु कि ० मी ० 3.650 से 4.520 तक निर्माण हेतु मालगुजारी सीमा 
गांव आसपुर , तहसील एवं जिला रेवाड़ी के निर्माण हेतु भूमि अपेक्षित है । 


296 


HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 8 , 2010 ( JYST . 18, 1932 SAKA) 


[ PARTI 


इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों 
को , उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित व अनुज्ञात 
सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी 
बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी- ॥ एवं भूमि अर्जन कलक्टर रेवाड़ी के सम्मुख लिखित रूप से आक्षेप , यदि 
कोई हो . दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी- ।। एवं भूमि अभिग्रहण कलेक्टर . रेवाड़ी तथा कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण 
भण्डल 33, रेवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


मांच 


किला नम्बर 


हदबस्त 
संख्या 


क्षेत्रफल 
एकड़ों/ 
हैक्टेयर में 


मुस्तिल संख्या 
खसरा संख्या 


भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1.441 एकड बनता 
है जोकि 4 करम चौड़ा है जिसके पूर्व हिस्से क्लिा 
नम्बर निम्नलिखित है : 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


आसपुर 


114 


1,441/ 0.583 17 


11/1, 11/3, 12/2, 1811, 18/2 , 19/1/1 , 19/211 , 
23/2 , 24/2 


18 


6/1/3. 11 , 12, 13, 14, 15 


19 


13, 14, 15 


21 


4/1/2 


गैर मुमकीन नं 0 51/2, 4412 


बूढ़पुर डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण 
जो सामान्यत: गांव आसपुर की हदयस्त संख्या 114 
से आरम्भ होकर गांव बूढपुर की हदबस्त संख्या 
114 तक जाती है । उक्त भूमि की पट्टी को इंडैक्स 
प्लान पर दर्शाया गया है । 


कुल रकबा 


1.441 एकड़ा 
0.583 हैक्टेयर 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


बी ० के ० शर्मा. 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जे ० एल ० एन ० जल सेवाएं परिमण्डल , रेवाड़ी । 


PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 8 , 2010 (JYST . 18 , 1932 SAKA ) 


297 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 3rd June, 2010 


No. 5509 /1 - L /33. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land described in the specification 
below is needed by the Government at the public expenses, for a public purpose , namely for the construction of 
Extension Budhpur Disty . from Km . 3.650 to 4.520 falling in the Revenue Boundaries of village Aaspur in Tehsil and 
District Rewari. 


It is hereby notified that the land in the locality specified below is needed for the above purpose . 


This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act loi 1894 ), 
for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers/Officials with their servants and workmen , for the time being engaged in the undertaking to enter upon and 
survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of land in the locality , may , within a period of 
30 days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the 
locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality whichever is later, file an 
objection , if any , in writing before the District Revenue Officer-II-cum - Land Acquisition Collector , Irrigation Department 
Rewari. 


1 


Plans of the land may be inspected in the offices of District Revenue Officer-Il- cum - Land Acquisition Collector , 
Rewari and Executive Engineer, Const. Division No. 33,Rewari on any working day. 


Specification 


District 


Tehşii 


Village 


Direction Killa Number 


Hadbast Area in 
Number Acres / 

Hectares 


Rectangle 
Number 


A strip of lard measuring 1.441 Acres and 

compressing of Killa no . as below : 
11/1 , 11/3 , 12/2 , 18/1, 18/2 , 19/1/1, 19/2/1 , 
23/2 , 24/2 


Rewari 


Rewari 


Aaspur 


114 


1.441/0.583 17 


18 


6/1/3 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 


19 


13 , 14 , 15 


21 


4/1/2 , 5/2 


Gair Mumkin No.51/2 , 44/2 
The proposed acquisition of land is for 
extension of Budhpur Disty .Generally 
starting from Hadbast No.114 of village 
Aaspur and its terminating. A foresaid strip of 
land is marked on the index plan . 


Total Area 


1.441Acres/ 
0.583 Hectares 


By order of Governor of Haryana . 


B.K. SHARMA, 


Superintending Engineer, 
JLN Water Services Circle , Rewari. 


47213 — C . $ .- H.G.P ., Chd . 


